रजिस्ट्री संडी एल- 33001/99 


REGD . NO. D.L -330012 


- 


- 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 25 ] 
No. 25 ] 


नई दिल्ली, शनिवार , जून 21 , 2003 / ज्येष्ठ 31 , 1925 
NEW DELHI , SATURDAY , JUNE 21, 2003/ JYAISTHA 31 , 1925 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (1) 
PARTII - Section 3 - Sab -section (i) 


: 


. 


भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा 
विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम ( जिनमें साधारण प्रकार के आदेश , उप-नियम आदि 

सम्मिलित है ) 
General Statutory Rules ( Including Orders, Bye- laws etc. of a general character ) issued by the Ministries of the 
Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by the Central Authorities (other than the 

Administrations of Union Territories ) 

गृह मंत्रालय 

नई दिल्ली, 4 जून , 2003 
सा. का . नि . 238. ~- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष सेवा ब्यूरो में पा 
चिकित्सा पद समूह क पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 
. 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ . - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष सेवा न्यूरो पशु -चिकित्सा पद भर्ती नियम, 2003 है । 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । . 

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान. - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे , जो इन नियमों में 
उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं । 

. 3. भती की पद्धति , आवु- सीमा और अन्य अर्हताएं आदि. - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु- सीमा , अर्हताएं और उनसे 
सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट है । 

4. नियुक्ति . --- ऐसे अधिकारी जिन्होंने न नियमों से उपाबर अनुसूची में अन्तर्दिष्ट अर्हक पात्रता सेवा पूरी कर ली है, केवल उन्हीं पर 
श्रेणियों में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा । 

" परन्तु यह कि ऐसे अधिकारी चिकित्सीय प्रवर्ग शेप 1 में है वे प्रोन्नति , प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन या नियुक्त किए जाने के पात्र होंगे " । 
5. निरर्हता. --यह व्यक्ति, 

( क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 


1589GI/03 


( 1537) 


........ . ..... . . . 


. . .. . .. 


... . . . ... . ... . .. .. 


.. . . . 


. . . .. . . . .. 


. . 


. 


. . . . 


. . 


. .. . 


. . . 


. . .. . . 


.. . . . . . . 


: -- - 


. . .... .inind m entat i onyindiainiimaniinist r ami n amurarir i a - . . - . ...... . . ... . .. . . . . . . . ...... . . .. . . . ... ..... . .. . ......... . . . .. . . . . ... . . . 
. . . . mmmenmarketinikamumarimmediatodiehirawaenimadriineivanmiandit - -- - inel / rrin- . .. . . . . .. . .. 


. . . ........ ..... 


1538 


THEGAZETTE OF INDIA : JUNE 21, 2003 / JYAISTHA 31, 1925 


(PART II- Sec . 300)] 


( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह , ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के 
अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

6. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करय आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो 
कारण है उन्हें लेखबर करके इन नियमों के किसी ठपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

____ 7. व्यावृत्ति . - इन नियमों की कोई भी बात , ऐसे आरक्षण आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व 
सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 
1. 1. पद का नाम 

: मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ( चयनित वेतनमान ) 
2. पदों की संख्या 

( 2008 ) . . 

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । 
3. वर्गीकरण 

: साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क ", राजपत्रित पद, अननुसचिवीय 
4 . वेतनमान 

: रु. 14300 -400 -18300 रु. 
5. चयन अथवा अचयन पद 

: चयन 
6. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय : लागू नहीं होता 

सिविल सेवा ( पेंशन ) नियम, 1972 के 

नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं 
7. सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होता 

आयु - सीमा 
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए : लागू नहीं होता 
___ अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 
१. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए : लागू नहीं होता 

विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत 

व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं 
10. परिवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो : लागू नहीं होता 
11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति : प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 

द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न 

पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 
12. प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा : प्रोन्नतिः ऐसे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की प्रोन्नति जिन्होने उस श्रेणी में 

में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन . पांच वर्ष नियमित सेवा की है । उसे चिकित्सीय प्रवर्ग शेप - 1 के तहत होना चाहिए । 
किया जाएगा 

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय/ राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी की प्रतिनियुक्ति : 
( क ) (i) जो मूल काडराविभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या 
( i) जिन्होंने रु. 12000 - 375 - 16500 के वेतनमान में तीन वर्ष नियमित सेवा 

की है; और 
( ख ) जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान और 

पशु पालन उद्योग में बैचलर डिग्री या समतुल्य है । 


[ भाग 


- खण्ड 3 (6) ] 


भारत का राजपत्र : जून 21 , 2003/ ज्येष्ठ 31, 1925 


1939 


- 


- 


( पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं , प्रतिनियुक्ति 
पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार , प्रतिनियुक्त व्यक्ति 
प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।) 
टिप्पणी 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी 
अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर . 
प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
टिप्पणी 2 : प्रतिनियुक्ति ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) पर नियुक्ति के 
लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक 

नहीं होगी । 
13 . यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना : समूह " क "विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 
1. महानिदेशक, विशेष सेवा ब्यूरो 

- - अध्यक्ष 
2. संयुक्त सचिव ( कार्मिक ), गृह मंत्रालय - सदस्य 
3. महानिदेशक द्वारा समय - समय पर नामनिर्दिष्ट 
किए गए दो महानिरीक्षक 

- सदस्य 
14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक : लागू नहीं होता । 

सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा 
2. 1. : मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी 
2. : 05 * ( पांच ) 

( 2003 ) 

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । 
3. : सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह " क ", राजपत्रित , अननुसचिवीय 
4. : रु. 12000 - 375 - 16500 
5. : चयन 

: लागू नहीं होता 
7. : लागू नहीं होता 

: लागू नहीं होता 
: लागू नहीं होता 

: लागू नहीं होता 
11. : प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 
12. : प्रोन्नति : ऐसे ज्येष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी की प्रोन्नति जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है । उसे चिकित्सीय 

प्रवर्ग शेप -1 के तहत होना चाहिए 
प्रतिनियुक्तिः केन्द्रीय / राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी की प्रतिनियुक्ति : 
( क ) (i ) जो मूल काड विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या 

( i) जिन्होंने रु. 10000 - 325 -15200 के वेतनमान में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और 
( ख ) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशु पालन उद्योग में बैचलर डिग्री या समतुल्य 


1540 


THEGAZETTE OF INDIA : JUNE 21 , 2003/ YAISTHA 31, 1925 


[ PART II - Sec. 36 ] 


( पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के 
पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।) 
टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक 
पहले पारित किसी अन्य कारबाह पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है ) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की 

अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
13. 

समूह " क "विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 
1. महानिदेशक, विशेष सेवा ब्यूरो 

- अध्यक्ष 
. 2. महानिरीक्षक ( कार्मिक), विशेष सेवा ब्यूरो 

3. संयुक्त सचिव ( पुलिस)/निदेशक ( कार्मिक ), गृह मंत्रालय 
14 . : लागू नहीं होता । 
3. 1. : ज्येष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी 
2. : 10 ( दस ) * 

( 2003 ) 

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । 
3. : सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह " क ", राजपत्रित पद , अननुसचिवीय . 
4. : रु. 10000 - 325 - 15200 
5 . : चयन 
6. : लागू नहीं होता 
7. : लागू नहीं होता 
8. : लागू नहीं होता 
१. : लागू नहीं होता 
10. : लागू नहीं होता 
11. : प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 
12 . : प्रोन्नति : ऐसे सहायक शल्य चिकित्सक (पशुचिकित्सा) की प्रोन्नति जिन्होंने छह वर्ष नियमित सेवा की है, उसे चिकित्सीय 

प्रवर्ग शेप - 1 के तहत होना चाहिए । 
प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीयाराज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति 
( क ) (i) जो मूल काडाविभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या 

____ ( i) जिन्होंने रु. 8000 -275 - 13500 के वेतनमान में छह वर्षनियमित सेवा की है; और 
( ख ) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशु पालन उद्योग में बैचलर डिग्री या समतुल्य 


( पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं , प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के 
पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुका व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।) 
टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक 
पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


. : 


[ भाग - खण्ड 36) ] 


भारत का राजपत्र : जून 21, 2003/ ज्येष्ठ 31, 1925 


1925 


1541 


- 


- 


टिप्पणी 2 : प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है ) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की 
अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


- अध्यक्ष 


___ 13. : समूह " क "विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 

1. महानिदेशक , विशेष सेवा ब्यूरो 
2. महानिरीक्षक, विशेष सेवा ब्यूरो 

- सदस्य 
3. संयुक्त सचिव ( पुलिस)/निदेशक ( कार्मिक )। 
उपसचिव ( कार्मिक ), गृह मंत्रालय 

- सदस्य 
4. उप महानिरीक्षक ( स्थापन ), विशेष सेवा ब्यूरो . - सदस्य 
14. : लागू नहीं होता 
4. 1. : सहायक शल्य चिकित्सा ( पशु चिकित्सा ) 
2. : 30 ( तीस ) * 

( 2003 ) 

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । 
3. : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह " क ", राजपत्रित , अननुसचिवीय 
4. : रु. 8000- 275 - 13500 
5 . : लागू नहीं होता 
6 . : लागू नहीं होता 
7. : 25 वर्ष ( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की 

जा सकती है ) । 
टिप्पणी : आयु - सीमा अवधारित करने के लिएनिर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निया की गई 
अंतिम तारीख होगी ( न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू 
कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और 

निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है । 
8. : आवश्यक : जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सक विज्ञान और पशु पालन उद्योग में बैचलर डिग्री या समतुल्य . 

के साथ भारत के पशु चिकित्सा परिषद् में रजिस्ट्रीकृत हो । शारीरिक और चिकित्सा मानदण्ड वहीं है जो सहायक कमांडेंट ( सामान्य 

कार्य ) के लिए यथा विहित है । 
• 9. : लागू नहीं होता 
10 . : दो वर्ष 
11 . : सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । 

टिप्पणी : भविष्य में सहायक शल्य चिकित्सक ( पशु चिकित्सा ) का पद सहायक कमांडेंट (पशु चिकित्सा) पद से भरा जाएगा । 
12 . : प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय/ राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति 

( क ) (i) जो मूल काडर विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या 

(ii ) जिन्होंने रु. 6500 - 10500 के वेतनमान में या समतुल्य पद पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है । 
( ख ) प्रतिनियुक्ति व्यक्ति के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशु पालन उद्योग में 
बैचलर डिग्री या समतुल्य है । . . . 
( पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के 
पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । 


दिया 


. 


. 


12. 


... 


IS8941103 - 2 


Mpma 


MAH 


wimmHAama 
. .:. - mimmometermimitramaritaminamaintimamimamimiminimantriminarineetiani 


m onianitariminatimminen 


i milan. -+ 


- सदस्य 


. 


1542 

THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 21, 2003 /TYAISTHAJI, 1925 . [PART 1S&c. 3(1)] 
टिप्पणी 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक 
पहले पारित किसी अन्य काडर बामपद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है सवारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
टिप्पणी 2 : प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है ) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की 

अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
. 13 . : समूह " क "विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 
1. महानिदेशक , विशेष सेवा ब्यूरो 

- -- अध्यक्ष 
2. महानिरीक्षक ( कार्मिक ), विशेष सेवा न्यूरो 
___ 3. उप महानिरीक्षक , विशेष सेवा ब्यूरो 

4. निदेशक ( कार्मिक)/ उप सचिव , गृह मंत्रालय 
14 . : लागू नहीं होता 

- [ संख्या 179/एस एस बी/ सी एस सी/02 -एस एफ एस/पर्स - I ] 

एस . सी. सक्सेना, डैस्क अधिकारी 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

New Delhi, the 4th June, 2003 
G . S. R . 238 ... In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President 
hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group A posts in the Special Service Bureau , 
Veterinary posts namely : 

1. Short title and commencement. - ( 1) These rules may be called the Special Service Bureau Veterinary posts 
. Recruitment Rules, 2003 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2 . Number of posts ,classification and scale of pay.-- The mmber of posts , their classifications and the scale of 
pay shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules. 

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc . The method of recruitment to the said posts, age limit, 
qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule . 

4 . Appointment. Officers who have completed their qualifying eligibility service as contained in the Schedules 
annexed to these rules , shall only be considered for appointment to the grades). 

“ Provided that those officers who are in the medical category SHAPE - I shall be eligible for appointment on 
promotion, deputation or re- employment . 
5. Disqualification . — No person 
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or 

(b ) who , having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to any of the said posts : 

Provided that the Central Government if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to the person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any 
person from the operation of this rule. 

6 . Power to relax . Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , 
it may, by order , for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to my class 
or category of persons. 


. 


l 


i 


. 


-. - 


. - - - 


i 


. -.-.- . - . - . - 

in st 


M 

r 


nnituti 

intr - 


nis 

r 


. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . 
. . . . .. . . .. .. .. . . . - 


.. . . . . .. . . . 

- - - - 


merveisvel 
- 


t 


o 


inter 


omin 


o 


:* * 17 


: : 


.: - 


.. . 


. .. 


. . 


. 


( 471 - 300) ] YRA 7 14 : 57 21, 2003 / 8 31, 1925 

1543 
7 . Savings Nothing in these rules shall affect reservation , relaxation of age limit and other concessionsrequired 
to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, the Ex -Servicemen and other 
special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this 
regard . 

SCHEDULE 
, 1- 1. Name of post 

Chief Veterinary Officer (SG ) 
2 Number of posts 

: 1* (2003) 

* Subject to variation dependent on workload 
3. Classification 

: General CentralService , Group ‘ A’, Gazetted posts , (Non-Ministerial) 
4. Scale of pay 

: Rs 14300-400 - 18300 / 
5. Whether Selection or non -selection post : Selection 
6 . Whether benefit of added years of : Not applicable 

service admissible under rule 30 of the 
Central Civil Services (Pension ) 

Rules, 1972 
7. Age limit for direct recruits 

: Not applicable 


; Not applicable 


: Not applicable 


: Not applicable 
: Promotion failing which by deputation 


8. Educational and other qualifications 

required for direct recruits . 
9. Whether age and educational qualifi - , 

cations prescribed for direct recruits 

will apply in the case of promotees 
10 . Period of probation , if any 
11. Method of recruitmentwhere by direct 

recruitment or by promotion or by 
deputation / absorption and percentage 
of the posts to be filled by various 

methods 
12. In case of recruitment by promotion / 

deputation /absorption , grades from 
which promotion /deputation / 
absorption to be made 


: Promotion : Promotion of Chief Veterinary Officer with five years 

regular service in the grade. 
He should be in theMedical category SHAPE - I 
Deputation : Deputation of Officers of the Central or State 
Governments . 
(a ) (i) Holding analogous posts on regular basis in the Parent cadre ar 
Department 


OR 


(ii )With five yerars regular service in the pay scale of Rs. 12000-375 
16500 /-, and 
(6 ) Possessing a Bachelor s degree in Veterinary Science and Animal 
Husbandry or equivalent from a recognised University. 
(The Departmental Officers who are in the directline of promotion shall 
not be eligible for consideration for appointment on deputation . Similarly 
deputationists shall not be digible for consideration for appointment 
by promotion ). 
Note-1 : Period of deputation including period of deputation in another 
ex -cadre post held immertistely preceding this appointment in the same 
or some other Organisation Department of the Central Government 
shall ordinarily not exceed four years. 


1544 


. 


THEGAZETTE OF INDIA : JUNE 21, 2003/1YAISTHA31, 1925 


(PART I _ Sec . 3(0 


- 


Note -2 : The maximum age limit for appointment on deputation 
( including short term contract) shall not exceed 56 years as on the 
closing date of receipt of applications. 


1 


13. Ifa Departmental Promotion Committee 

exists, what is its composition 


Group A Departmental Promotion Committee : 


Chairman 
-Member 


1 Director General, SSB 
2 Joint Secretary (P), MHA 
3. Two Inspectors General to be 

Nominated by Director General 

from time to time 
. : Not applicable 


-Member 


14 . Circumstances in which Union Public 

Service Commission is to be consulted 
in making recruitment 


2 - 1. 

2 


: 
: 


3. : 


6 . ; 
7. : 


Chief Veterinary Officer 
5* (2003) 
* Subject to variation departient on workload . 
General Central Service, Group ‘A ’, Gazetted posts, (Non -Ministerial) 
Rs 12000-375 - 16500 / 
Selection 
Not applicable 
Not applicable 
Not applicable 
Not applicable 
Not applicable 
Promotion failing which by deputation 
Promotion : Promotion of Senior Veterinary Officer with five years regular service in the grade. 
He should be in the Medical category SHAPE -I 
Deputation : Deputation of Officers of the Central of State Governments : 
(a ) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; 


10 . : 
11. : 


12 . 


: 


OR 


(U ) With five yerars regular service in the pay scale of Rs. 10000 -325- 15200/-, and 
(b ) Possessing a Bachelor s degree in Veterinary Science and Animal Husbandry or equivalent from a . . 
recognised University. 
( The Departmental Officers who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for 
appointmenton deputation . Similarly , deputationists shall not be eligible for consideration for appointment 
by promotion ). 
Note- 1 : Period of deputation including period of deputation in another ex -cadre post held immediately 
preceding thíc appointment in the same or some other Organisation Department of the Central Govemment 
shali ordinarily not exceed four years . 

Note-2 : The maximum age limit for appointment on deputation ( including short term contract ) shall not 
exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application . 


[ # 11 II- 


E 3(1) ] 


TO 


119 : 37 21, 2003/ 


31, 1925 


1545 


13 . 


Group A Departmental Promotion Committee : 
1. Director General, SSB . --- Chairman 
2. Inspector General (Pers ), SSB . . . ---Member 
3. Joint Secretary (P )/Director (Pers )MHA - Member 
Not applicable 
Senior Veterinary Officer 


14 . 
3. 1 


2. 


10 * ( 2003) 


* Subject to variation dependent on workload. 
GeneralCentral Service ,Group ‘A , Gazetted Posts ,(Non -Ministerial) 
Rs. 10000 -325-15200 
Selection 
Not applicable 
Not applicable 
Not applicable 
Not applicable 
Not applicable 
Promotion failing which by deputation 
Promotion : Promotion of Assistant Surgeon ( Veterinary ) with six years regular service . 
He should be in the Medical category SHAPE - 1 , 
Deputation : Deputation of Officers ofthe Central or State Government : 
(a) (1) holding analogous posts on regular basis in the parent department or cadre ; 

(ü ) with six years regular service in the pay scale of Rs. 8000 -275 - 13500 , and 
(b ) possessing a Bachelor s degree in Veterinary Sciences and Animal Husbandry or equivalent from a 
recognised University. 
( The Departmental Officers who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for 
appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment 
by promotion ). 

Note 1 : Period of deputation including period of deputation in another ex -cadre post held immediately 
preceding this appointment in the same or some other Organisation Department of the Central Government 
shallordinarily not exceed four years . 

Note 2 : The maximum age limit for appointment on deputation ( including short term contract ) shall not 
exceed 56 years as on the closing date of receipt of application , 
Group A Departmental Promotion Committee : 
1. Director Gencral, SSB 

Chaimman 
2 Inspector General, SSB 

- Member 
3. Joint Secretary (P )/Director (Pers ) 
Deputy Secretary (Pers ),MHA 

Member 
4. Deputy Inspector General (Estt.) SSB Member 
Not applicable 


14 . 


. 


1589 65 /03 -3 


. 


. .. . 


. .. 


. . 


. . . . . 


. 


. . 


. . . . .. 


. .. . . . 


. - - .. -. : . - . . 


- 


. . . . . . . 


1546 


THE GAZEITE OF INDIA : JUNE 21, 2003 / TYAISTHA 31, 1925 . 


(PART II-_ Sec . 301)) 


- 


- 


- 


Assistant Surgeon (Veterinary ) 
30 * (2003 ) 
* Subject to variation dependent on workload . 
General Central Service , Group ‘A’, Gazetted posts, (Non -Ministerial ) : 
Rs 8000 -275- 13500 
Not applicable 
Not applicable 
25 years 
(Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the 
Government in this regard . 
Note : The crucial date for determining the age limit shall be the last date of receipt of applications (and not 
the closing date prescribed for those in Assam , Meghalaya , Anmachal Pradesh ,Mizoram , Manipur, Nagaland, 
Tripura , Sikkim , Ladakh Division of Jammu and Kashmir State , Lahaul and Spiti District and Pangi Sub 
Division of Chamba District ofHimachal Pradesh , the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands 
and Lakshadweep ). 
Essential : Possessing a Bachelor s Degree in Veterinary Sciences and Animal Husbandry or equivalent 
from a recognised University with registration in the Veterinary Council of India . 
Physical and Medical Standard . 
Same as prescribed for AC (GD ). 
Not applicable 
Two years 
Direct recruitment failing which by deputation. 
Note : The post of Asstt. Surgeon (Vety .) shall be filled in the combatised rank i.e. AC (Vety.) in future. 
Deputation : Deputation ofOfficers under Central or State Governments : 
(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre /department; 

QR 
( ii) with five years regular service in the pay scale of Rs. 6500 - 10500 ,or equivalent post . 
(b ) The deputationist should possess a Bachelor s degree in Veterinary Sciences and Animal Husbandry or 
equivalent from a recognised University . 
( The Departmental Officers who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for 
appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment 
by promotion ). 

Note 1 : Period of deputation including period ofdeputation in another ex -cadre post held immediately 
preceding this appointment in the same or some other Organisation /Department of the Central Government 
shall ordinarily not exceed three years. 

Note 2 : The maximum age limit for appointment on deputation ( including short term contract ) shall not 
exceed 56 years as on the closing date of receipt of application , 
Grap ‘ A ’Departmental Promotion Committee : 
1. Director General, SSB 

- Chaiman 
2. InspectorGeneral (Pers), SSB 

- Member 
3. Deputy Inspector General, SSB 

Member 
4. Directoriers )/Deputy Secretary,MHA - Member 
Not applicable 

[No. 17/9/SSB /CSC /SFS /Pers . In 

S. C . SAKSENA , Desk Officer 


. 


.. 


. 


. 


. 


13 . 


• 


14 . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


